निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 765 ) 


9 आश्विन 1935 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 1 अक्तूबर 2013 


जल संसाधन विभाग 


- 


- - - 


अधिसूचना 

02 सितम्बर 2013 
सं0 22 / नि0सिo( भाग०) - 09 - 13 / 2007 / 1041 - श्री विनीत कुमार, आई0 डी0 - 3581 तत्कालीन सहायक 
अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल , शेखपुरा सम्प्रति जल संसाधन विभाग , पटना को शेखोपुर सराय थाना कांड 
सं0 - 25 / 07 (विशेष वाद सं0 - 30 / 09) के मामले में कार्रवाई के दौरान दिनांक 18.2. 13 से कारावास में लिए जाने के 
फलस्वरूप उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(2 ), ( क ) के तहत 
दिनांक 18. 2. 13 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है । 

श्री कुमार के विरूद्व शेखोपुर सराय थाना कांड सं0 - 25 / 07 के अतिरिक्त कोरमा थाना कांड सं0 - 34 / 07 , 
शेखपुरा थाना कांड सं0 - 299 / 07 एवं बरबीधा थाना कांड सं0 - 62 / 07 के मामले में भी माननीय न्यायालय द्वारा गैर 
जमानतीय वारन्ट जारी किया गया है जिसका तामिला उन्हें इस गिरफ्तारी के साथ ही कराया जा चुका है । 

___ श्री कुमार को उक्त निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा इस पर माननीय मंत्री जी 
का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

श्याम कुमार सिंह, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 765 -571+ 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


